निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 कार्तिक 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1269) पटना , शुक्रवार , 6 नवम्बर 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

24 जुलाई 2015 
सं0 V / सी - 101 / 2014 - 3448 — श्री चन्द्रमोहन शाही, निरीक्षक उत्पाद PB ( 9300 - 34800) + ग्रेड पे 
4200 / - को दिनांक 17.01.2003 के प्रभाव से अधीक्षक उत्पाद, वेतनमान PB - ( 9300 - 34800) + ग्रेड पे 4800 / - के 
पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है । श्री शाही को प्रोन्नति की तिथि से आर्थिक लाभ अनुमान्य होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1269 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


